निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 150 ) 


30 माघ 1934 ( NO ) 
पटना, मंगलवार , 19 फरवरी 2013 

सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

18 फरवरी 2013 
सं0 1 / पी0 - 1019 / 2012 - सा0प्र0 - 2784 - श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0 प्र0 से0 (97 ), सचिव , 
संसाधन, वित्त विभाग, बिहार , पटना आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव , व्यय, वित्त विभाग , 
बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

सं0 1 / पी0 - 1019 / 2012 - सा0प्र0 - 2785 - श्री आनन्द किशोर , भा० प्र० से0 ( 96 ), कारा 
महानिरीक्षक बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक , अभियोजन, बिहार , /विशेष सचिव , राजस्व 
एवं भूमि सुधार विभाग) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रशासक , बिहार राज्य पथ परिवहन 
निगम के प्रभार में रहेंगे । 

2. श्री आनंद किशोर को विशेष सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के 
अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार , 

आनन्द बिहारी प्रसाद, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 150 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


